पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 जून, 2017 ई० (ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) [ संख्या -23 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 


3075 


523-528 


1500 


157-161 


1500 


975 


भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


27-33 


975 


975 


975 


- 


975 


975 


81 


--- 


975 


1425 


523 - क 


524 


उत्तराखण्ड गजट , 10 जून, 2017 ई० (ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

उच्च शिक्षा अनुभाग -3 

अधिसूचना 

24 मई , 2017 ई ० 
संख्या 239 / XXIV (3) / 2017-01(29)2016- प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति के गठन विषयक पूर्व निर्गत 
कार्यालय ज्ञाप संख्या 426 / XXIV(3) / 2016-01(29) / 2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 को अधिक्रमित करते हुए 
उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं 
संशोधन अधिनियम, 2010 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, उक्त धारा के प्राविधानान्तर्गत निम्नवत् प्रवेश 
तथा शुल्क नियामक समिति का गठन किया जाता है: 
( क ) जस्टिस गुरमीत राम (सेवानिवृत्त न्यायाधीश ) 

अध्यक्ष , 
( ख ) प्रमुख सचिव / सचिव , चिकित्सा शिक्षा (पदेन ) 

सदस्य , 
( ग ) प्रमुख सचिव / सचिव , तकनीकी शिक्षा (पदेन ) 

सदस्य , 
( घ ) प्रमुख सचिव / सचिव, न्याय (पदेन ) 

सदस्य, 
( ङ ) श्री प्रयाग सिंह जंगपांगी (राज्य सरकार द्वारा नामित सेवानिवृत्त सचिव स्तर सदस्य , 

के अधिकारी ) 
( च) प्रो ० विनय कुमार पाठक ( श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नामित ) 

सदस्य , 
( छ) (एक ) . प्रो ० अरूण बहुगुणा (प्रतिष्ठित शिक्षाविद् ) 

सदस्य, 
( दो ) प्रो 0 जगजीत सिंह बिष्ट (प्रतिष्ठित शिक्षाविद् ) 

सदस्य , 
( ज ) श्री सुदर्शन शर्मा, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, मै 0 सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी 

सदस्य , 
( झ) प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा (पदेन ) 

सदस्य - सचिव । 
2. उपरोक्तानुसार गठित प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष एवं नामित सदस्यों को कार्यालय ज्ञाप 
संख्या 42 - टीसी / 2010 / XXIV (6) / 12, दिनांक 27 अप्रैल , 2012 में निहित व्यवस्था के अनुरूप प्रति बैठक मानदेय 
भुगतान किया जायेगा । 

डॉ ० रणबीर सिंह , 

अपर मुख्य सचिव । 
सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -4 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

01 मई , 2017 ई ० 
संख्या 557 / XXXI (4) / 2017-06 (विविध ) / 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री साब सिंह नेगी , वरिष्ठ निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड पे 
₹ 7,600 (पुनरीक्षित वेतन पे मैट्रिक्स में स्तर -12, ₹ 78,800) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से 
प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नत कार्मिक को प्रमुख निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 


! 


2 . 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 10 जून , 2017 ई० ( ज्येष्ठ 20. 1939 शक सम्वत् ) 


525 


3. उपरोक्त प्रमुख निजी सचिव वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान 
पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन ( अधि 0), अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने 
की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

4. संबंधित कार्मिकों की उपरोक्तानुसार पदोन्नति मा ० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट 
याचिका संख्या 239/2016 (एस० / बी 0 ), श्री हरिदत्त देवतला एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले 
अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी । 

उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ0 प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति 
में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया 


5 . 


जायेगा । 


2 . 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

01 मई , 2017 ई ० 
संख्या 558 / XXXI (4) / 2017-06(विविध) / 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री नागेन्द्र सिंह रावत , निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे 
₹ 6,600 ( पुनरीक्षित वेतन पे मैट्रिक्स में स्तर -11, ₹ 67,700) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से 
प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नत कार्मिक को वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 

3. उपरोक्त वरिष्ठ निजी सचिव वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान 
पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन ( अधि 0), अनुभाग -4 , उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने 
की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

4. संबंधित कार्मिकों की उपरोक्तानुसार पदोन्नति मा ० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड , नैनीताल में योजित रिट 
याचिका संख्या 239/2016 (एस0 / बी 0), श्री हरिदत्त देवतला एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले 
अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी । 

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ 0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति 
में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया 
जायेगा । 


आज्ञा से , 


आनन्द वर्द्धन , 
प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

09 मई , 2017 ई ० 
संख्या 102 / XX (1) -2017-3(12)2004- उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक , वेतनमान 
( ₹ 15,600-39,100. ग्रेड पे ₹ 5,400 ) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड 
लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित चयन समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 को नियमित चयन हेतु की गयी संस्तुति 
के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय , अग्रसारित स्थायी पुलिस निरीक्षक को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हुए , 


526 


उत्तराखण्ड गजट, 10 जून, 2017 ई ० (ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० 

अभ्युक्ति 


नाम 


1 


2 


3 


1 . 


श्री जयदेव आर्य 


श्री अजय ध्यानी , पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 30.04.2017 की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने 
वाली रिक्ति के सापेक्ष 


2. उक्त तालिका में उल्लिखित अधिकारी अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ -3 में अंकित अभ्युक्ति में वर्णित अधिकारी 
के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उत्पन्न होने वाली स्पष्ट रिक्ति की तिथि से पदोन्नत किये जा रहे पद पर कार्यभार ग्रहण 
करते हुए, अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे । 


3. उपरोक्त पदोन्नति मा ० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1738(एस / एस ) / 2012 
में मा ० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


2 . 


3 . 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

12 मई, 2017 ई ० 
संख्या 697 / XXXI(1) / 2017-पदो0-11 / 14 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत श्री मुनेन्द्र दत्त सेमवाल , 
समीक्षा अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त 
पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से वास्तविक रूप से तथा उनके आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 
25 फरवरी , 2014 से नोशनल रूप से पदोन्नत करने की , श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सेमवाल , समीक्षा अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

श्री मुनेन्द्र दत्त सेमवाल , अनुभाग अधिकारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

4. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस / एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड 
राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस 0 बी 0 / 2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य , 
मा ० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013. सुनील कुमार मिश्रा बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य , मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0 बी 0) / 2015, 
शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271(एस 0 बी 0) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस 0 बी 0) / 2015, 
रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273(एस 0 बी 0) / 2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका 
संख्या 274( एस0 बी 0) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त मा 0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद , 
उ0 प्र 0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा ० उच्चतम न्यायालय 
में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015 , हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ 0 प्र 0 राज्य एवं उ 0 प्र 0 शासन 
के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा ० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका 
संख्या 5828 ( एस / एस) / 2015, डा 0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा ० न्यायालयों में 
योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है । 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 10 जून , 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 


527 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

24 मई, 2017 ई ० 
संख्या 827 / XXXI (1 ) / 2017- पदो0-12 / 14 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत संयुक्त सचिव के पद पर 
कार्यरत क्रमशः श्री सुनील श्रीपांथरी एवं श्री सुभाष चन्द को नियमित चयनोपरान्त अपर सचिव ( पूर्व वेतनमान 
₹ 37,400-67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,900 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थायी रूप से 
पदोन्नत करने की , श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सुनील श्रीपाथरी, अपर सचिव एवं श्री सुभाष चन्द, अपर सचिव को 06 माह 
की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

3. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश 
सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं , तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन 
आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


2 . 


2 . 


3 . 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

24 मई , 2017 ई ० 
संख्या 874 / XXXI (1 ) / 2017- पदो0-12 / 14 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत उपसचिव के पद पर 
कार्यरत क्रमशः श्री श्याम सिंह एवं श्री कृष्ण सिंह को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव (पूर्व वेतनमान ₹ 37,400-67,000 , 
ग्रेड वेतन ₹ 8,700 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थायी रूप से पदोन्नत करने की , 
श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप संयुक्त सचिवों क्रमशः श्री श्याम सिंह एवं श्री कृष्ण सिंह, को 06 माह की 
विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

उक्त पदोन्नति मा 0 लोक सेवा अधिकरण , देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011. अहमद अली 
व अन्य बनाम राज्य एवं मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270( एस 0 बी 0) / 2015 , 
शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0 बी 0) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य , 272(एस 0 बी 0) / 2015, 
रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0 बी 0) / 2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका 
संख्या 274(एस0 बी 0 ) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त विभिन्न मा ० न्यायालयों में योजित 
अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है । 

4. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप संयुक्त सचिवों क्रमशः श्री श्याम सिंह एवं श्री कृष्ण सिंह की तैनाती के आदेश 
पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

5. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं , तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने 
की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित 
किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


आनन्द बर्द्धन, 


प्रमुख सचिव । 


528 


उत्तराखण्ड गजट, 10 जून, 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

25 मई , 2017 ई ० 
संख्या 1064 / X - 1-2017--14(09) / 2014- श्री विजेन्द्र कुमार सिंह, सहायक वन संरक्षक (प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी). 
मि संरक्षण वन भाग , रानीखेत, जिनकी जन्मतिथि 14.08.1957 अगस्त , उन्नीस सौ सत्त है , 60 वर्ष की 
अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.08.2017 के अपराह को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


आर0 के 0 तोमर, 
संयुक्त सचिव । 


पी ०एस० यू ० ( आर० ई०) 23 हिन्दी गजट / 313 –भाग 1-2017 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 जून, 2017 ई० ( ज्येष्ठ 20 , 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


May29, 2017 


No. 155 /XIV -a- 19/Admin.A /2009--Smt. Jyoti Bala , 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div .),Hardwaris hereby 
sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 01.05.2017 to 12.05.2017 with permission to prefix 30.04.2017 as 
Sunday holiday and suffix 13.05.2017 & 14.05.2017 as second Saturday and Sunday holidays respectively. 

NOTIFICATION 


May 29, 2017 


No. 156 /UHC /XIV -a /36 /Admin.A /2015 --Sri Alok Ram Tripathi, Civil Judge ( Jr. Div .),Champawat is hereby 
sanctioned earned leave for 24 days w.e.f. 19.04.2017 to 12.05.2017 with permission to suffix 13.05.2017 & 
14.05.2017 as second Saturday and Sunday holidays respectively . 

NOTIFICATION 


May 29, 2017 
No. 157/UHC /XIV -a/38/ Admin.A /2012--Ms. SachiSharma, JudicialMagistrate-l, Haldwani,District Nainital 
is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 02.05.2017 to 20.05.2017 with permission to suffix 21.05.2017 
as Sunday holiday. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


157 - ख 


158 


उत्तराखण्ड गजट , 10 जून, 2017 ई० (ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 

भाग 1 - क 
कार्यालय आयुक्त कर , उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

23 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 875 / आयु० क ० उत्तरा0 / फार्म अनु0 / 2017-18 / केन्द्रीय फार्म – सी / एफ / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे० दून 
केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड), नियमावली, 2006 के नियम 8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड , 
निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म “ एफ / सी , जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में 
हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए, इन फार्मस के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ । 


सूचना प्राप्त 


खोये / चोरी / नष्ट 


क्र ० 
सं ० 


व्यापारी का नाम , पता व टिन नं ० 


हुए फार्मों की 


संख्या 


खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्म को अवैध 
फार्मों की 

घोषित किये 
सीरीज / क्रमांक जाने का कारण 
U.K.VAT - F - 2009 
0054516 से 0054549 

खोने के कारण 
तक 


1 . 


सर्वश्री प्रीकोल लि 0 , पंतनगर , 
न -05006454114 


( Form- F) -34 


2 . 


सर्वश्री पशुपति पोलीटैक्स प्रा ० लि 0, 
काशीपुर , टिन -05009100662 


( Form- C ) -01 


U.K.VAT - C - 2007 

713536 


खोने के कारण 


अमित सिंह नेगी, 

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 
NOTIFICATION 

May 23, 2017 
No. 875/Com.Tax /Form /Lost/Stolen /Destroyed /2017-18 /D.Dun --WHEREAS , information have been 
received regarding Lost/ Stolen/ Destroyed " Form- F" enlisted below: 

1,Commissioner, Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8 (13) of CentralSales Tax 
( Uttarakhand ) Rules, 2006, hereby declare that " Form- F/ C " bearing serial no . as listed below, should be 
considered as invalid for all purpose . 


SI. 
No. 


Name, Address and Tin No. of 

Dealers 


No. of 
Lost/Stolen / 
Destroyed Forms 


SI. No. of 
Lost/Stolen or 
Destroyed Forms 


Reasons for 
declaring the 

forms 
obsolete or 

invalid 


1 . 


( Form- F) -34 


Lost 


M /s Pricol Ltd. Pantnagar, 
Tin05006454114 
M/ s Pashupati Polytax Pvt. Ltd., 
Kashipur , Tin - 05009100662 


U.K.VA -2009 
0054516 to 0054549 
U.K.VAT - C - 2007 

713536 


2. 


( Form- C ) -01 


Lost 


AMIT SINGH NEGI, 
Commissioner Tax, 

Uttarakhand . 


159 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट, 10 जून , 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

05 मई, 2017 ई ० 
पत्रांक 3168 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UKO6CA-7042 / 2017- वाहन संख्या UKO6CA-7042 ( PICKUP ), 
मॉडल 2015, चेसिस संख्या MA1ZF2GHKE1F48494, तथा इंजन नं 0 GHE1E35219, कार्यालय में श्री आरिफ पुत्र 
श्री तसलीम अहमद, निवासी म 0 नं 0 153. इस्लाम नगर, सितारगंज , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन 
स्वामी ने दिनांक 06.03.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया 
है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
31.05.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त 
तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA-7042 ( PICKUP) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAIZF2GHKE1F48494 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

05 मई, 2017 ई ० 
पत्रांक 3668 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UK06CA-9010 / 2017- वाहन संख्या UKOBCA-9010 (TRUCK), 
मॉडल 2003, चेसिस संख्या 19FC30592942, तथा इंजन नं 0 E483A30588727 , कार्यालय में श्री हरी सिंह पुत्र 
श्री गुगन राम, निवासी फ्लैट नं 0 2 ए2. सिगमा, सहकारी आवास समिति लि 0, बेटा 1, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, 
उ0 प्र0, अस्थाई पता श्री भूपेन्द्र सिंह, म0 नं 0 96 , भदईपुरा, वार्ड नं 0 4, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर , के नाम पंजीकृत 
है । वाहन स्वामी ने दिनांक 04.05.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत 

करते 
वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन 
का कर 31.05.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है 
तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद 
संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKOGCA-9010 (TRUCK ) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 19FC30592942 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

17 मई, 2017 ई ० 
पत्रांक 3669 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UP25-9714 / 2017-वाहन संख्या UP25-9714 (TRUCK), 
मॉडल 1996, चेसिस संख्या 360324GUQ722915. तथा इंजन नं 0 697D23GUQ765656, कार्यालय में श्री रहीस अहमद पुत्र 
श्री नवी अहमद, निवासी म0 नं 0 88, सिसईया कुवरपुर, तह 0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर, के नाम पंजीकृत है । 
वाहन स्वामी ने दिनांक 04.05.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
30.06.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन 
का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त 
तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP25-9714(TRUCK ) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 360324GUQ722915 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


- 


। 


160 


उत्तराखण्ड गजट, 10 जून , 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 20 , 1939 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
कार्यालय आदेश 

17 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 3692 / टी ० आर० / पंजी0 नि 0 / USZ- 9417 / 2017- वाहन संख्या USZ -9417 (TRUCK), मॉडल 1986 , 
चेसिस संख्या 344073223819, तथा इंजन नं 0 692001231862, कार्यालय में श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, 
निवासी 84, इन्द्रा नगर , ट्राली लाईन , लालकुआ , नैनीताल, वर्तमान पता मार्फत अनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री ईश्वर दयाल , 
वार्ड नं 0 13, डी -1, डी -2, आदर्श कॉलोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर , के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी दिनांक 
07.04.2015 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2017 तक जमा है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु आख्या संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या USZ -9417 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 344073223819 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

19 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 3714 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR38C -8224 / 2017-वाहन संख्या HR38C- 8224 (DUMPER) , 
मॉडल 1998, चेसिस संख्या 373043MRQ004270, तथा इंजन नं 0 697D21LRQ130482 , कार्यालय में श्री करनैल सिंह पुत्र 
श्री सुलखन सिंह , निवासी म0 नं 0 293, सितारगंज , जिला ऊधमसिंह नगर, के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
20.02.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2017 तक जमा है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR38C -8224 (DUMPER) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373043MRQ004270 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

23 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 3729 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP31T- 0491 / 2017-वाहन संख्या UP31T -0491 (TRUCK ), 
मॉडल 1997 , चेसिस संख्या 360324ASQ001203, तथा इंजन नं 0 697D23ASR100474, कार्यालय में श्री मौहम्मद शाह पुत्र 
श्री छोटे शाह, निवासी म 0 नं 0 15 , बिठौरा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर, के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 07.05.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2017 
तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP31T- 0491 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 360324ASQ001203 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऊधमसिंह नगर । 


161 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 10 जून , 2017 ई० ( ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून 

अधिसूचना 

22 मार्च, 2017 ई ० 
पत्रांक 1203 / प्राविधिक / सात -1(4) / 2016-17 - उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम -12 के 
उपनियम (6) में दी गयी शक्तियों के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 2713 / प्राविधिक / सात -1(4) / 2011-12 , दिनांक 
04.08.2012 द्वारा व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स हेतु अधिकृत संस्थानों के लिए मदवार शुल्क 
निर्धारण किया गया है । वर्तमान में उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 12 के उपनियम (6 ) 
के प्रवर्तन में आने के फलस्वरूप उक्त शुल्क को अधिक युक्तिसंगत बनाये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्धारित दरों 
में संशोधन की आवश्यकता है । अतः उत्तराखण्ड मोटरयान ( संशोधन ) नियमावली, 2016 के नियम 12 के उपनियम ( 6 ) 
में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सभी अधिकृत चालक प्रशिक्षण स्कूलों / संस्थानों द्वारा हल्के एवं 
मध्यम / भारी श्रेणी के व्यवसायिक वाहन चालक रिफ्रेशर कोर्स हेतु पूर्व कार्यालय- ज्ञाप में उल्लिखित शुल्क को संशोधित 
करते हुए निम्न प्रकार शुल्क निर्धारण किया जाता है : 


क्र 0 


सं ० 


हेतु शुल्क 


1 . 


2 . 


एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स 

( हल्के मोटरयान) (मध्यम एवं भारी मोटरयान ) 
विवरण स्मार्ट क्लास | साधारण क्लास | स्मार्ट क्लास | साधारण क्लास 

अभ्युक्ति 
हेतु शुल्क हेतु शुल्क 

हेतु शुल्क 
₹ 

₹ 

₹ 
प्रशिक्षण 

250.00 100.00 380.00 

160.00 स्मार्ट क्लास के अन्तर्गत 
शुल्क ( अनिवार्य) ( अनिवार्य ) ( अनिवार्य) ( अनिवार्य) 

प्रोजेक्शन यूनिट के माध्यम 
से प्रशिक्षण, वातानुकूलित 
कक्ष, प्रशिक्षणार्थियों को 
प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध 

कराना सम्मिलित है 
दोपहर का 100.00 60.00 200.00 

120.00 दिन में एक बार भोजन एवं 
भोजन, सुबह | (वैकल्पिक ) ( वैकल्पिक ) ( वैकल्पिक ) ( वैकल्पिक ) 

दो बार चाय - स्नैक्स ( दो 
एवं 

दिनों के लिए) प्रशिक्षुओं 
सांयकालीन 

हेतु उक्त सुविधा प्राप्त 
चाय 

करने पर देय होगा 
चिकित्सीय 100.00 

100.00 100.00 100.00 

रक्त समूह एवं नेत्र परीक्षण 
परामर्श 

हेतु यदि आवेदक का पूर्व 
में नेत्र / परीक्षण रक्त समूह 
जाँच नहीं हुई है तो 

अनिवार्य 
दुर्घटना 

70.00 70.00 70.00 

70.00 ₹ 1.00 लाख का दुर्घटना 
बीमा ( अनिवार्य) ( अनिवार्य ) ( अनिवार्य ) ( अनिवार्य) 

बीमा एक वर्ष की अवधि 
हेतु 


3 . 


4 . 


सी ० एस० नपलच्याल , 

परिवहन आयुक्त । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0 ) 23 हिन्दी गजट / 313 – भाग 1 - क -2017 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी 


गजट, 


उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 जून, 2017 ई० (ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं 0), बागेश्वर 

सूचना 

24 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 35 / पं 0 चुना ० / उप निर्वाचन / 2017 - राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 
संख्या 120 / रा 0 नि 0 आ 0 अनु0-2 / 2156 / 2017, दिनांक 23.05.2017 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य, ग्राम पंचायत , प्रधान , 
ग्राम पंचायत, सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य , जिला पंचायत की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए 
पद / स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों , पर उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है । 

2. अतः, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद बागेश्वर 
के क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) बागेश्वर, कपकोट तथा गरूड़ के त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर आयोग द्वारा 
निर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि तक रिक्त सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रधान, ग्राम पंचायत , जिसका विशिष्ट विवरण 
( परिशिष्ट " क ) पर संलग्न है, के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के लिए, मैं , रंजना, जिला मजिस्ट्रेट / जिला 
निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर निम्नवत् समय - सारणी सूचित करती हूँ: 


नाम निर्देशन 


पत्रों को जमा 
करने का दिनांक 

व समय 


नाम निर्देशन 
पत्रों की जाँच 
का दिनांक व 

समय 


नाम वापसी हेतु 
दिनांक व समय 


निर्वाचन प्रतीक 

आवंटन का 
दिनांक व समय 


मतदान का 
दिनांक व समय 


मतगणना का 
दिनांक व समय 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


02.06.2017 


13.06.2017 


29.05.2017 एवं 

30.05.2017 
( पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपराह्न 
05:00 बजे तक ) 


31.05.2017 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से कार्य की 

समाप्ति तक) 


01.06.2017 
( पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपराह्न 
01:00 बजे तक ) 


(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से कार्य की 
समाप्ति तक ) 


(पूर्वाह्न 08:00 
बजे से अपराह्न 
05:00 बजे तक ) 


15.06.2017 
( पूर्वाह्न 08:00 
बजे से कार्य की 

समाप्ति तक ) 


3. संबंधित निर्वाचन अधिकारी रिक्त पदों / स्थानों का विवरण देते हुए अपने स्तर से नामांकन के दिनांक 
से पूर्व सूचना निर्गत कर उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे तथा इस उप निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक 
प्रचार - प्रसार करायेंगे और संबंधित ग्राम पंचायत में मुनादि द्वारा भी सर्वसाधारण को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के 


27 - घ 


28 


उत्तराखण्ड गजट, 10 जून , 2017 ई० ( ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 3 
माध्यम से इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे । सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित ग्राम पंचायत , क्षेत्र पंचायत, 
तहसील कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी ( पं0 ) कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, 
के सूचना पट्टों एवं स्थानीय समाचार - पत्रों में इस कार्यक्रम को प्रकाशित करायेंगे । 

4. उक्त उपनिर्वाचन, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम , 1947 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित ) उत्तर 
प्रदेश पंचायत राज ( सदस्यों , प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला 
पंचायत अधिनियम , 1961 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत 
( सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उपनिर्वाचनों में वही 
निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है । सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रधान , ग्राम पंचायत के 
पदों / स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य , 
मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी । 

परिशिष्ट-“ क 
त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों / स्थानों का विकास खण्डवार विवरण 
विकास ग्राम पंचायत / 

प्रादेशिक निर्वाचन पद / स्थान के 
क्षेत्र पंचायत / 

पद / स्थान के 
पद / स्थान का क्षेत्र / वार्ड का 

रिक्ति का 

पद / स्थान की 
सं ० जिला पंचायत 

आरक्षण की 

रिक्ति का दिनांक 
क्रमांक व नाम 

स्थिति 


क्र ० 


खण्ड का 
नाम 


नाम 


का नाम 


कारण 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 . 


मजियाखेत 


7 


नामांकन 
अप्राप्त 


सामान्य 
निर्वाचन -2014 


अनारक्षित 


2 . 


मेहनरबूंगा 


1 


बागेश्वर 


मृत्यु 


03.01.2017 


अनु 0 जाति 


3 . 


कपूरी 


4 


मृत्यु 


16.12.2016 


अनारक्षित 


4 . 


जेठाई 


त्यागपत्र 


24.02.2017 


अ 0 जा 0 महिला 


5 . 


तरसाल 
पतियासार 


6 


त्यागपत्र 


25.06.2016 


महिला 


6 . 


खर्ककानातोली 


4 


त्यागपत्र 


29.09.2016 


महिला 


7 . 


गुलेर 


सदस्य , 
ग्राम पंचायत 

सदस्य , 
ग्राम पंचायत 

सदस्य , 
ग्राम पंचायत 

सदस्य, 
ग्राम पंचायत 

सदस्य, 
ग्राम पंचायत 

सदस्य , 
ग्राम पंचायत 

प्रधान , 
ग्राम पंचायत 

सदस्य , 
ग्राम पंचायत 

प्रधान , 
ग्राम पंचायत 

सदस्य , 
ग्राम पंचायत 

सदस्य , 
ग्राम पंचायत 

प्रधान, 
ग्राम पंचायत 

प्रधान , 
ग्राम पंचायत 


गुलेर 


मृत्यु 


25.11.2016 


अनु ० जाति 


8 . 


कपकोट 


बोरबलड़ा 


5 


मृत्यु 


19.10.2016 


महिला 


9 . 


बटालगाँव 


बटालगाँव 


त्यागपत्र 


14.01.2017 


अ ० पि 0 वर्ग 


10 . 


4 


त्यागपत्र 


20.12.2016 


अ 0 ज 0 जा 0 
महिला 


चौड़ा 


11 . 


7 


त्यागपत्र 


22.12.2016 


अनु ० जाति 


12. 


थापलबजवाड़ 


थापलबजवाड़ 


त्यागपत्र 


09.11.2016 


अनु 0 जा 0 महिला 


13. 


घेटी 


मृत्यु 


05.05.2017 


अनारक्षित 


गरूड़ 


घेटी 


14 . 


सदस्य, 
ग्राम पंचायत 


3 


मृत्यु 


26.01.2017 


अनारक्षित 


15. 


भकुनखोला 


सदस्य , 
ग्राम पंचायत 


5 


त्याग - पत्र 


28.02.2017 


अ ० जाति 


रंजना , 
जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं 0 ). 

बागेश्वर । 


29 


भाग 3]] 

उत्तराखण्ड गजट , 10 जून, 2017 ई० ( ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी ( पंचायत), देहरादून 

सूचना 

24 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 57 / 40 उ 0 निर्वा0 / 2017-18 - राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून की अधिसूचना संख्या 
120 / रा0नि 0 आ 0 अनु०-2 / 2156 / 2017, दिनांक 23.05.2017 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2014 के पश्चात् 
विभिन्न कारणों से जनपद देहरादून में रिक्त रह गये प्रधान , ग्राम पंचायत, सदस्य , ग्राम पंचायत, सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य, 
जिला पंचायत के रिक्त पदों पर, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों , पर उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना है । 

अतः, मैं, एस0 ए0 मुरूगेशन, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), देहरादून प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि ऐसे सभी रिक्त प्रधान , ग्राम पंचायत , सदस्य, ग्राम पंचायत, सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य , 
जिला पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों का निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय - सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जायेंगे : 

नाम निर्देशन नाम निर्देशन 
पत्रों को जमा 

निर्वाचन प्रतीक 
पत्रों की जाँच नाम वापसी की 

मतदान का 

मतगणना का 

आवंटन की 
करने का दिनांक का दिनांक व तिथि व समय 

दिनांक व समय 

दिनांक व समय 
तिथि व समय 


2 . 


व समय 


समय 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


13.06.2017 


29.05.2017 एवं 

30.05.2017 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपराह्न 
05:00 बजे तक ) 


31.05.2017 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से कार्य की 
समाप्ति तक ) 


01.06.2017 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपराह्न 
01:00 बजे तक) 


02.06.2017 
( पूर्वाह्न 10:00 
बजे से कार्य की 
समाप्ति तक ) 


( पूर्वाह्न 08:00 


बजे से अपराह्न 


15.06.2017 
(पूर्वाह्न 08:00 
बजे से कार्य की 
समाप्ति तक ) 


05:00 बजे तक ) 


उक्त उप निर्वाचन, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1916 की धारा 194(2) अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत 
राज अधिनियम 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश पंचायत राज ( सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों 
का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त 
एवं यथासंशोधित ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत ( सदस्यों का निर्वाचन ) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में 
यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित ) तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचन नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया 
अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है । सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रधान, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र 
पंचायत के पदों / स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने , उसकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित 
करने का कार्य मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी । 


एस 0 ए0 मुरूगेशन , 

जिलाधिकारी / 
जिला निर्वाचन अधिकारी ( पंचायत ), 

देहरादून । 
कार्यालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल , पौड़ी 

पंचायती राज विभाग 

16 मई , 2017 ई ० 
संख्या 1179 / 23-6(5 ) (2016-2017 ) जिला पंचायत , हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 
अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2016 के भाग -4 की धारा 106 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
जिला पंचायत, हरिद्वार अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित व्यवसायों / फैक्ट्री आदि को 
ग्रामीण की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से नियन्त्रित करने हेतु पूर्व में शासकीय विज्ञप्ति सं 0 313 / 23-5(5) के द्वारा 
निर्मित उपविधियों में आंशिक संशोधित उपविधियाँ बनाई गई है । 

अतएव , अधिनियम की धारा 149 (ग )(4) की अपेक्षानुसार आयुक्त , गढ़वाल मण्डल , पौड़ी उक्त उपविधियों की 
शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते है । यह उपविधियाँ संलग्न है । 


30 


1 . 


2 . 


4 . 


उत्तराखण्ड गजट , 10 जून , 2017 ई ० (ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 3 
जिला पंचायत , हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 ( अधिनियम सं 0 11 वर्ष, 2016) के 
भाग-4 की धारा 106 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत , हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के 
अन्तर्गत संचालित व्यवसायों / फैक्ट्री आदि को ग्रामीणों की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से नियन्त्रित करने हेतु पूर्व 
में शासकीय विज्ञप्ति सं 0 313 / 23-5 (5)(2003-04 ) के द्वारा निर्मित उपविधियों में आंशिक संशोधन करते हुए 
निम्नलिखित संशोधित उपविधियाँ बनायी गई हैं । 

उक्त अधिनियम की धारा 149 (ग )(4) की अपेक्षा अनुसार गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त संशोधित उपविधियों की 
शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं । ये उपविधियाँ उत्तराखण्ड के शासन गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी । 

उपविधियाँ 
यह उपविधियाँ , जिला पंचायत , हरिद्वार की फैक्ट्री उपविधियाँ, 2017 कहलायी जायेंगी । 
यह उपविधियाँ , जनपद हरिद्वार के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर सभी वर्तमान तथा भविष्य में स्थापित होने वाली 
फैक्ट्री पर इनके राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रदत्त होगी और वर्तमान उपविधियों के प्रचलन में आने 

की तिथि से पुरानी उपविधियाँ स्वतः ही निरस्त हो जायेंगी । 
3 . कोई व्यक्ति / फर्म तथा कम्पनी आदि जिले के ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत तब तक कोई फैक्ट्री नहीं संचालित करेगा, 

जब तक वह इन उपविधियों के अधीन निर्धारित शुल्क भुगतान कर, अनुज्ञा पत्र प्राप्त न कर लें । 
इन उपविधियों के अधीन अनुज्ञाधारी को पड़ोस के निवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए निम्न शर्तों का पालन करना होगा । 
( क ) फैक्ट्री के आहतों को जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के, जो सफाई निरीक्षक के दर्जे से कम न हो तथा जिला 

पंचायत के अधिकारियों, सदस्यों और अध्यक्ष के निरीक्षण के लिये ऐसी माँग होने पर सुविधा प्रदान करेगा । 
( ख ) फैक्ट्री में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगायेगा । 
( ग) संक्रामक रोगों और घृणात्मक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को काम पर नहीं लगायेगा । 
( घ ) फैक्ट्री का मलबा सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालेगा और हमेशा उसकी सीमाओं को स्वच्छ रखेगा । 
( ङ ) यदि फैक्ट्री में चिमनी हो तो उसकी ऊँचाई पड़ोस की सबसे ऊँची इमारत से 15 फिट से कम की ऊँचाई 

पर नहीं रखेगा । 
( च ) असाधारण शोर - गुल तथा प्रदूषण को रोकने की पूरी - पूरी व्यवस्था रखेगा । 
( छ ) फैक्ट्री से बहने वाले गन्दे पानी के लिए निष्कासन की उचित व्यवस्था रखेगा । 
इन उपविधियों के अधीन अपर मुख्य अधिकारी के सामान्य निर्देशन में कार्य अधिकारी , लाइसेन्स अधिकारी होंगे । 
लाइसेन्स अधिकारी को लाइसेन्स निर्गत करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के माध्यम से लाइसेन्स के सम्बन्ध में समस्त उचित 
कार्यवाही करने के या लाइसेन्स रद्द करने तथा रोकने का अधिकार होगा । प्रतिबन्ध यह होगा कि लाइसेन्स अधिकारी के 
विरुद्ध नियमानुसार अध्यक्ष, जिला पंचायत को अपील की जा सकेगी । जिसका निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा । 
लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष के लिये होगी, जो उस वर्ष के 01 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक के लिए होगी । 
वर्ष का अभिप्रायः वित्तीय वर्ष के पूरे महीनों अथवा वर्ष के किसी भी मास से होगा । 
प्रत्येक लाइसेन्सी को अपना लाइसेन्स चालू वर्ष के लिए 01 अप्रैल से 30 जून तक नवीनीकरण करवाना होगा । 
निर्धारित तिथि तक लाइसेन्स नवीनीकरण न करवाने की दशा में लाइसेन्स शुल्क का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क 
जमा किया जायेगा । यदि कोई व्यक्ति लाइसेन्स नहीं बनवाता है, या नवीनीकृत नहीं कराता है, तो लाइसेन्स 
अधिकारी को ऐसे व्यक्ति अथवा फैक्ट्री संचालक का चालान करने का अधिकार होगा । चालान करने के उपरान्त 
लाइसेन्स कम्पाउण्ड फीस 25 प्रतिशत एवं विलम्ब शुल्क सहित प्रशमन शुल्क देना होगा । 
अनुज्ञा - पत्र / लाइसेन्स प्रपत्र सं 0 25 पर निर्गत किया जायेगा । 

लाइसेन्स की दरें निम्नवत् होंगी: 
क्र ० सं ० नाम व्यवसाय 

दर ₹ प्रति वर्ष 


5 . 


6 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


1 


2 


3 


1 . 


300.00 


2 . 


300.00 


लकड़ी का कोयला बनाना 
धान मशीन 
आटा चक्की 
रूई मशीन 


3 . 


300.00 


4 . 


300.00 


भाग 3] 


उत्तराखण्ड गजट , 10 जून , 2017 ई० ( ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 


31 


1 


2 


3 


5 . 


500.00 


6 . 


5,000.00 


7 . 


300.00 


8 . 


1,000.00 


9 . 


300.00 


10 . 


2,000.00 


11. 


3,000.00 


12. 


2,000.00 


13. 


5,000.00 


14. 


25,000.00 


15. 


500.00 


16. 


25,000.00 


17 . 


2,000.00 


18 . 


5,000.00 


19 . 


20 . 


7,000.00 
10,000.00 


21 . 


5,000.00 


22. 


1,000.00 


23. 


3,000.00 


24. 


5,000.00 


25 . 


गन्ना च / 
आरा मशीन 
तेल कोल्हू 
काँच के सामान की फैक्ट्री 
वेल्डिंग कार्य 
हींग फैक्ट्री 
रासायनिक पदार्थ, जिसमें चूर्ण भी बनाना शामिल है , कैमिकल आदि 
मिनी सेलर 
लोहे के सामान बनाने की फैक्ट्री 
शराब / बीयर फैक्ट्री 
खड्डी 
चीनी मिल 
बल्ब / सी ० एफ 0 एल 0 / एल 0 ई 0 डी 0 फैक्ट्री 
ऑटा मिल 
राईस मिल 
मैदा मिल 
पंखा फैक्ट्री 
चूना पीसने की चक्की 
रबड़ फैक्ट्री 
पेट्रोल पम्प 
कोल्ड स्टोरेज 
गत्ता फैक्ट्री 
सीमेन्ट फैक्ट्री 
प्लास्टिक उद्योग / फैक्ट्री 
कोयले चूरे के लड्डू / टिकली कोयला बनाना 
सल्फर प्लॉन्ट 
थर्मामीटर ब्लेड, माचिस आदि की फैक्ट्री 
बर्फ बनाने का कारखाना 
दूध पाउडर तथा अन्य सामान बनाने की मिल 
रेशम का कपड़ा बनाने की मिल या कपड़ा मिल 
पोटरी मैन्यूफैक्चरिंग, चीनी मिट्टी का सामान बनाने की मिल 
रिडनपैस्ट्रर्ड कंकरीट के ह्यूम पाईप बनाने का कारखाना 
साबुन बनाने का कारखाना 
मोटर गाड़ी की मरम्मत वर्कशॉप 
ग्लास फैक्ट्री 
घड़ी बनाने का कारखाना 
जनरेटर बनाने का कारखाना 
कालीन , दरी बनाने का कारखाना 
सौर ऊर्जा प्लॉन्ट / सौर ऊर्जा पार्क, एक मेगावाट तक 
सौर ऊर्जा प्लॉन्ट / सौर ऊर्जा पार्क , दो मेगावाट तक 
सौर ऊर्जा प्लॉन्ट / सौर ऊर्जा पार्क , तीन मेगावाट तक 


5,000.00 


26 . 


5,000.00 


27 . 


28 . 


25,000.00 
5,000.00 


29. 


1,000.00 


30 . 


2,000.00 


31 . 


2,000.00 


32. 


5,000.00 


33. 


5,000.00 


34 . 


25,000.00 


35 . 


3,000.00 


36 . 


37 . 


3,000.00 
2,000.00 


38. 


1,000.00 


39. 


10,000.00 


40. 


10,000.00 


41. 


10,000.00 


42. 


5,000.00 


43. 


5,000.00 


44. 


10,000.00 


45 . 


15,000.00 


32 


उत्तराखण्ड गजट , 10 जून , 2017 ई० ( ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 


[भाग 3 


1 


2 


3 


46. 


20,000.00 


47 . 


25,000.00 


48. 


2,000.00 


49 . 


1,000.00 


50 . 


2,000.00 


51 . 


10,000.00 


52 . 


25,000.00 


53. 


10,000.00 


54. 


5,000.00 


55 . 


5,000.00 


56. 


1,000.00 


57 . 


2,000.00 


58. 


3.000.00 


59 . 


1,000.00 


60 . 


500.00 


61 . 


5,000.00 


62. 


3,000.00 


63. 


5,000.00 


64. 


2,000.00 


65. 


1,000.00 


66. 


सौर ऊर्जा प्लॉन्ट / सौर ऊर्जा पार्क, चार मेगावाट तक 
सौर ऊर्जा प्लॉन्ट / सौर ऊर्जा पार्क , चार मेगावाट से ऊपर 
पेन, स्याही / स्लेट व खड़िया बनाने का कारखाना 
सीमेन्ट के कार्य, जैसे गमले, जाली, टाईल्स आदि 
पापड़ , चिप्स , आम, जैली, जूस आदि का कारखाना 
गैस सिलेण्डर बनाने का उपकरणों का कारखाना 
गैस प्लॉन्ट / बोटलिंग प्लॉन्ट 
खाल कारखाना 
इलेक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर उपकरणों का कारखाना 
तेल मिल 
अन्य छोटे- छोटे शक्ति चालित उद्योग, जो इस सूची में सम्मिलित नहीं हैं 
होजरी 
पोली बैग्स 
खाण्ड मशीन पॉवर 
खाण्ड मशीन दस्ती 
पाईप फैक्ट्री 
सर्वे फैक्ट्री / सर्वे ड्राइंग 
स्टोन क्रेशर 
प्लॉस्टिक दाना बनाना 
क्रीम मशीन 
टायर बनाने की फैक्ट्री 
सरिया फैक्ट्री 
खराद मशीन 
झाडू बनाने की फैक्ट्री 
केबल बनाने की फैक्ट्री 
अचार फैक्ट्री 
गैस गोदाम / अन्य गोदाम 
बारात घर 
अंग्रेजी / आयुर्वेदिक दवाई बनाने की फैक्ट्री 
पैकेजिंग 
सर्फ फैक्ट्री 
इन्वर्टर बनाने की फैक्ट्री 
ऑटो पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री 
मीट की दुकान 
डिग्री कॉलेज 
पॉलीटेक्निक कॉलेज 
आई ० टी ० आई ० कॉलेज 
इन्जीनियरिंग कॉलेज 
होटल / रेस्टोरेन्ट 
छोटा होटल / ढाबा 
जूता बनाने की फैक्ट्री 


20,000.00 


67 . 


20,000.00 


68. 


1,000.00 


69. 


2,000.00 


70. 


5,000.00 


71. 


2,000.00 


72 . 


2,000.00 


73. 


2,000.00 


74. 


5,000.00 


75 . 


2,000.00 


76 . 


5,000.00 


77 . 


5,000.00 


78. 


5,000.00 


79. 


1,000.00 


80. 


5,000.00 


81. 


3,000.00 


82. 


3,000.00 


83. 


20,000.00 


84. 


5,000.00 


85. 


2,000.00 


86. 


5,000.00 


भाग 3] 


उत्तराखण्ड गजट, 10 जून , 2017 ई ० (ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 


33 


1 


2 


3 


87 . 


2,000.00 


88. 


3,000.00 


89 . 


5,000.00 


90 . 


5,000.00 


91 . 


5,000.00 


92 . 


मशरूम फैक्ट्री 
हर्बल / कॉस्मेटिक फैक्ट्री 
ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री 
काँटे बनाने का कारखाना 
पेपर मिल 
मिनरल वॉटर का कारखाना 
लकड़ी के गटू बनाने की मशीन 
फोर व्हीलर एजेन्सी 
टू व्हीलर एजेन्सी 
अस्पताल 
सिनेमा घर 
शॉपिंग मॉल 


2,000.00 


93 . 


500.00 


94. 


5,000.00 


95 . 


2,000.00 


96 . 


5,000.00 


97. 


5,000.00 


98. 


5,000.00 


99. 


बार 


5,000.00 


100 . 


5,000.00 


101 . 


1,000.00 


102. 


2,000.00 


103. 


प्लाई बोर्ड फैक्ट्री 
कक्षा एक से कक्षा आठ तक प्राईवेट स्कूल 
कक्षा नौ से कक्षा बारह तक प्राईवेट स्कूल 
ब्रेड फैक्ट्री 
बेकरी / नमकीन 
शराब की दुकान 
अन्य फैक्ट्री 


5,000.00 


104. 


1,500.00 


105. 


2,000.00 


106. 


2,000.00 


उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 ( अधिनियम सं 0 11, वर्ष 2016) की धारा 147 व 149 के अन्तर्गत 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यह हिदायत दी जाती है कि कोई व्यक्ति इस नियम / उपविधि का उल्लंघन करता 
है, तो जुर्माना जो ₹ 1,000 तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाए, दण्डनीय होगा और ऐसा उल्लंघन जारी 
रहता है तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्ध की तिथि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके 
दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो ₹ 100 तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाए 
दण्डनीय होगा । 


श्रीमती सविता चौधरी, 


राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, 

अपर मुख्य अधिकारी, 
जिला पंचायत, हरिद्वार । 


अध्यक्ष, 
जिला पंचायत , हरिद्वार । 


विनोद शर्मा, 

आयुक्त, 
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी । 


पी ०एस० यू ० ( आर० ई ०) 23 हिन्दी गजट / 313 – भाग 3-2017 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 

गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 10 जून , 2017 ई० ( ज्येष्ठ 20, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
1, Jayanti Devi W /o Late ShriParmanand Badhani, R /o Jagriti Vihar,Nathanpur, Dehradun hereby inform 
thatmy namein my husband s Army service records has been incorrectly recorded as Purnima Devi. My correct 
nameis Jayanti Devi for all future purpose and records . 

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है । 


श्रीमति जयंति देवी पत्नी स्व ० परमानन्द बधानी, 

निवासी म 0 नं 0 25, जाग्रती विहार , 
नथनपुर, निकट स्काई गार्डन, 

देहरादून -248001 


पी ० एस ० यू० ( आर 0 ई ०) 23 हिन्दी गजट / 313 - भाग 8-2017 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


81 - ट 


